रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 99 


. 


. 


. . . FAY 
. 


- 


. 
. 
. 
. 


- 


AL. 


. 
. 





. 


। 


. . 


. 


. 


समामबजग 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 234 ] 


No. 234 


NEW 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 30 , 2014 / आश्विन 8 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY , SEPTEMBER 30 , 2014 /ASVINA 8 , 1936 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग) 


(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2014 


सं . 71 ( आर. ई . 2013 ) / 2009 - 2014 


विषय : -- वर्ष 2013- 14 में निवल विदेशी मुद्रा आय के लिए भारत से सेवा लिए जाने की स्कीम (एसएफआईएस) के लिए आवेदन - पत्र । 


फा. सं. 01 / 61 / 180 / 60 / एएम 13 / पीसी -3. - विदेश व्यापार नीति, 2009 - 14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक , खण्ड - 1 ( परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र) में एक संशोधन करते हैं : - - 


2 . इस सार्वजनिक सूचना के साथ यथा संलग्न एएनएफ 3ख । को वर्ष 2013 -14 के लिए भारत से सेवा लिए जाने की स्कीम ( एसएफआईएस) के 
तहत लाभों का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । मौजूदा आयात निर्यात प्रपत्र 3ख ( एएनएफ 3ख) को वर्ष 2012 - 13 तक भारत से सेवा लिए 
जाने की स्कीम के लिए लाभों का दावा करने के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । 


इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : वर्ष 2013 - 14 में विदेशी मुद्रा आय के लिए भारत से सेवा लिए जाने की स्कीम (एसएफआईएस ) के तहत लाभ का 
दावा करने के लिए एएनएफ 3ख। को अधिसूचित किया जा रहा है । 


प्रवीर कुमार, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


3949 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


सार्वजनिक सूचना सं . 71 , 30 - 9 - 14 ( आरई 2013 ) / 2009 - 14 

__ आयात निर्यात प्रपत्र 3 ख - 1 


वर्ष 2013 - 14 में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु भारत से सेवा प्रदान की गई योजना 

(एसएफआईएस ) के लिए आवेदन प्रपत्र 


1. 


आवेदक का ब्यौराः 


आयात निर्यात कोड सं . 


ii. 


| नाम 


पता 


> 


V . 


2. 


-:= 


iii. 


दूरभाष सं. 
ईमेल आईडी 
| आरसीएमसी ब्यौराः 
| आरसीएमसी सं. 

तक वैध [ दिन -माह - वर्ष ] 
जारीकर्ता प्राधिकारी 
व्यापार के मुख्य क्षेत्र की दृष्टि से पंजीकृत उत्पाद / सेवाएँ 
परिशिष्ट 41 के अनुसार सेवा की श्रेणी 
आवेदन की आवृत्ति 
भारत के बाहर अथवा भारत में सेवा प्रदान करने हेतु अर्जित निवल विदेशी मुद्रा 
सेवा प्रदाता द्वारा पात्र सेवा की आपूर्ति अमरीकी डॉलर में अर्जित 

सकल विदेशी मुद्रा 


> 


ल 


वार्षिक 


+ 


5. 


विदेशी मुद्रा का अमरीकी डॉलर * | अमरीकी डॉलर में 
में विदेशी मुद्रा का कुल अर्जित * निवल विदेशी 
व्यय / भुगतान / प्रेषित धन मुद्रा 

3(1 - 2 ) 


विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (i) के तहत । ( अनुलग्नक क के कालम 6 
भारत से किसी अन्य देश को सेवा की । के कुल के अनुसार) 
आपूर्ति 


iv . 


विदेश व्यापार नीति के पैरा 9 . 53 (ii ) के । ( अनुलग्नक ख के कालम 6 
तहत भारत से भारत में किसी अन्य देश के । के कुल के अनुसार ) 
सेवा उपभोक्ता को सेवा की आपूर्ति 
विदेश व्यापार नीति के पैरा 9. 53 (iii ) के | ( अनुलग्नक ग के कालम 6 के 
तहत भारत से किसी अन्य देश के भूभाग में 
वाणिज्यिक अथवा वास्तविक उपस्थिति के 
जरिए सेवा की आपूर्ति 
विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 ( iv) के | ( अनुलग्नक घ के कालम 6 के 
तहत भारत में इस निर्यात के संबंध में सेवा | कुल के अनुसार) 
की आपूर्ति जिसके लिए मुक्त विदेशी मुद्रा 
अथवा भारतीय रुपए में भुगतान किया गया 
है जिन्हें अन्यथा यह समझा जाता है कि 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में 
भुगतान कर दिया गया है: 
कुल 

( अनुलग्नक ड. के कालम 6 के 

कुल के अनुसार) 
दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार अमरीकी डॉलर के प्रति भारतीय रुपए की विनिमय दर 
भारतीय रूपए में अर्जित समतुल्य निवल विदेशी मुद्रा (अमरीकी डॉलर x विनिमय दर में अर्जित की जाने वाली 
निवल विदेश मुद्रा ) 
पात्रता = अर्जित निवल विदेशी मुद्रा ( रुपए ) 
का 10 प्रतिशत 


6. 


7 . 


पंजीकरण पत्तन ( आयात के प्रयोजनार्थ) 
विभाजित प्रमाणपत्रों की अपेक्षित संख्या ( प्रत्येक 5. 00 लाख रुपये के गुणकों में ) 


9. 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10 . 


आवेदन के प्रस्तुतीकरण का विवरण (इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने 
के मामले में ) 
(i) ई - कामर्स संदर्भ सं. 
( ii ) सर्वर पर प्रस्तुत करने की तिथि 
(ii) भेजने हेतु क्षेत्रीय प्राधिकरण का नाम 
( iv ) बनाई गई फाइल सं . 
(v ) | फा. सं. बनाए जाने की तिथि 


* निवल विदेशी मुद्रा = विदेशी मुद्रा की सकल आय – कुल व्यय / भुगतान / प्रेषित विदेशी मुद्रा जिसमें आईईसी धारक द्वारा 
वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा शामिल है । 

यदि आईईसी धारक वस्तुओं का विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता है तो अर्जित विदेशी मुद्रा तथा पात्रता की गणना हेतु कुल 
व्यय / भुगतान / प्रेषण केवल सेवा क्षेत्र के लिए ही किया जाएगा । 


घोषणा / वचनबद्धता 


मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि : 
(i) इस आवेदन में दिया गया ब्यौरा और विवरण सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी गुप्त अथवा छिपाया नहीं गया 
है । मैं / हम यह पूर्णतः समझता हूँ कि यदि आवेदन में दी गई कोई सूचना गलत अथवा असत्य पाए जाने पर मैं / हम 

नीय कारवाई अथवा कानून में या अन्यथा निधोरित अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी रहूगा । 
( ii ) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनिमय ( एफटीडीआर अधिनियम ) 1992 के अंतर्गत मेरी / हमारी 
फर्म / कंपनी को किसी निर्यात आयात व्यवसाय अथवा कार्यकलाप को प्रारंभ करने से आईईसी संख्या का निलंबन 
अथवा रद्द करके रोका नहीं गया है । 
( iii ) मेरी / हमारी फर्म / कंपनी ने विदेश व्यापार नीति ( एफटीपी ) के किसी प्रावधान के तहत निर्यात दायित्व को पूरा 
करने मे चूक नहीं की है तथा इसे अस्वीकृत इकाई की सूची में नहीं रखा गया है । 
( iv ) एफटीपी के पैरा 9. 53 के अनुसार केवल भारत में प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा को एफटीपी 
2009 - 14 के पैरा 3.12 के अनुसार एसएफआईएस के अंतर्गत इस आवेदन में शामिल किया गया है तथा ये ऐसी किसी 
श्रेणी अथवा सेवा मे नहीं आते हैं जो प्रक्रिया पुस्तक ( एचबीपी ) खण्ड - 1 वर्ष 2009 - 14 के पैरा 3.6. 1 के अनुसार पात्र 
न हों । 


मैं / हम वर्ष 2010 में यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों, इसके अंतर्गत 
जारी किए गए नियमों तथा आदेशों, एफटीपी तथा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 वर्ष 2009 - 14 का पालन करने का वचन 
देता हूँ । 
मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं / हम एफटीपी के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित तथा 
हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ । 


3. 


आवेदक के हस्ताक्षर 


नाम 


पदनाम 


अधिकारिक पता 


| फ्लैट / प्लाट / ब्लाक सं . 
गली / क्षेत्र / स्थान 


शहर 


राज्य 


पिन कोड 


दूरभाष सं . 


देश 


कोड......... 


.................. क्षेत्र कोड................... दूरभाष सं . 


फैक्स सं . 


ईमेल 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


स्थान 


दिनांक 


प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज 


आयात निर्यात प्रपत्र 3बी - 1, की एक प्रति को अनुलग्नक क से ड. सहित विधिवत 
भरकर हस्ताक्षर करें । 
आयात निर्यात प्रपत्र 3बी - 1 के अनुलग्नक क से ड. सहित संलग्नक में दिए गए 
प्रारूप के अनुसार सीए / आईसीडब्ल्यूए / सीएस प्रमाणपत्र 
यदि लागू हो भारतीय रूपये में अर्जित आय का दस्तावेजी प्रमाण जिसे अन्यथा 
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में अदा किया गया माना जाता है । 


(iii ) 


टिप्पणी: आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं । 


एएनएफ 3ख - 1 का अनुलग्नक 


सनदी लेखापाल ( सीए) / लागत एवं निर्माणकार्य लेखाकार ( आईसीडब्ल्यूए ) / 

कम्पनी सचिव ( सीएस) का प्रमाणपत्र 


मैंने. की अवधि हेतु मैसर्स .. 

...... जिसकी आईईसी संख्या 
निर्धारित रजिस्टरों और संगत रिकार्ड्स की जाँच कर ली है और प्रमाणित करता हूँ कि : 


है, के 


|मैंने बिल , बीजक, फार्वर्ड इनवार्ड रेमीटेंस प्रमाणपत्र ( एफआईआरसी), बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड कम्पनियों से प्रमाण - पत्र और 
विदेशी मुद्रा आय के प्रमाणों का परीक्षण और सत्यापन कर लिया है । 
मैंने वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा पूंजीगत माल पर किए गए व्यय सहित कुल व्यय / भुगतान / विदेशी मुद्रा में भेजी गई 
रकम से संबंधित संगत दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन कर लिया है । 
सेवा जिनके लिए लाभों का दावा किया गया है, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 1 2009 - 14 के पैरा 3.6. 1 के तहत यथा सूचीबद्ध अयोग्य सेवाओं एवं भेजी 
| गई रकम को शामिल नहीं किया गया है । 
न तो मैं , न ही मेरे / हमारे साझीदार उपरोक्त प्रतिष्ठान, इसकी समूह कम्पनियों या इसकी संबंधित कम्पनियों का साझीदार, निदेशक या कर्मचारी 


4. 


हैं । 


..... ........ की अवधि के लिए ( इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक - ड. में यथा प्रमाणित) वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा पूंजीगत 
माल पर किए गए व्यय सहित भारत के बाहर या भारत में, भारत से सेवा की आपूर्ति के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा ( अनुबंध क से घ में यथाप्रमाणित ) 

और कुल व्यय / भुगतान / विदेशी मुद्रा में भेजी गई रकम का ब्यौरा निम्नानुसार है: 
सेवा प्रदाता की श्रेणी 

प्रक्रिया पुस्तक अर्जित कुल विदेशी मुद्रा ( अमेरिकी | कुल व्यय / भुगतान / विदेशी अर्जित निवल विदेशी 
खण्ड - 1 के परिशिष्ट डालर में ) 

मुद्रा में भेजी गई रकम * मुद्रा * ( अमेरिकी डालर 
41 का क्रमांक 

( अमेरिकी डालर में ) 

3 ( 1 - 2 ) 
क . | विदेश व्यापार नीति का पैरा 

अनुबंध क के कालम 6 के कुल के 
9.53 (i) 

अनुसार 
| विदेश व्यापार नीति का पैरा 

अनुबंध ख के कालम 6 के कुल के 
9.53 (ii ) 

अनुसार 
ग . विदेश व्यापार नीति का पैरा 

अनुबंध ग के कालम 6 के कुल के 
| 9.53 (iii ) 

अनुसार 
| विदेश व्यापार नीति का पैरा 

अनुबंध घ के कालम 6 के कुल के 
9.53 (iv ) 

अनुसार 
| कुल 

अनुबंध ड. के कालम 6 के 

कुल के अनुसार 
| 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार भारतीय रूपए के मुकाबले अमेरिकी डालर की विनिमय दर 
7. भारतीय रूपए में अर्जित समतुल्य निवल विदेशी मुद्रा ( अमेरिकी डालर में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा X विनिमय दर ) 


घ. 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि इस प्रमाण - पत्र में दिया गया कोई विवरण यदि गलत या झूठा पाया जाए तो मुझे किसी दण्डात्मक कार्रवाई या ऐसे 
परिणाम जो कानून सम्मत है या अन्यथा अपेक्षित हो , का सामना करने के लिए उत्तरदायी बनाएगा । 


सीए / आईसीडब्ल्यूए / सीएस का हस्ताक्षर 
हस्ताक्षरकर्ता का नाम 


पदनाम 


सदस्यता सख्या 


कार्यालय का पता 


फ्लैट / प्लॉट / ब्लाक सं. 


गली / क्षेत्र / स्थान 


शहर 


राज्य 


पिन कोड 


दूरभाष सं . 


देश 
कोड........... क्षेत्र कोड.. 


दूरभाष सं. 


फैक्स सं. 


ई - मेलः 


स्थानः 


दिनांक: 


* निवल विदेशी मुद्रा = विदेशी मुद्रा की सकल आय – कुल व्यय / भुगतान / प्रेषित विदेशी मुद्रा जिसमें आईईसी धारक द्वारा 
वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा शामिल है । 


यदि आईईसी धारक वस्तुओं का विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता है तो अर्जित विदेशी मुद्रा तथा पात्रता की गणना हेतु कुल 
व्यय / भुगतान / प्रेषण केवल सेवा क्षेत्र के लिए ही किया जाएगा । 


अनुलग्नक - क 
विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (i) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा आय की गणना । 
क्रम सं. विवरण 

सौदे की तिथि मुक्त विदेशी मुद्रा में आय अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन के अमेरिकी डॉलर में । 

( सौदा लागत की मुद्रा में लिए सौदा लागत की तिथि पर समतुल्य ( अर्थात 4x 
राशि ) विनिमय दर 

5 ) 


कुल 


अनुलग्नक - ख 


विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 ( ii) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा आय की गणना । 
क्रम सं. विवरण 

सौदे की तिथि मुक्त विदेशी मुद्रा की आय अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन के अमेरिकी डॉलर में 

( सौदा लागत की मुद्रा में लिए सौदा लागत की तिथि पर समतुल्य ( अर्थात 4 x 
राशि ) 

| विनिमय दर 


5 ) 


3 


A 


कुल 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC. 1 ] 


अनुलग्नक - ग 


विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 ( iii ) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा आय की गणना । 


क्रम सं . 


विवरण 


सौदे की तिथि 


मुक्त विदेशी मुद्रा की आय अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन के अमेरिकी डॉलर में 
( सौदा लागत की मुद्रा में 

| लिए सौदा लागत की तिथि पर | समतुल्य ( अर्थात 4 x 
राशि ) 

विनिमय दर 
45 


कुल 


अनुलग्नक - घ 


विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iv ) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा आय की गणना । 


क्रम सं. विवरण यदि 

कोई है 


सौदा करने की तिथि मुक्त विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय रुपयों में आय अमेरिकी डॉलर में | अमेरिकी डॉलर के 

जिसे आरबीआई द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में अन्यथा परिवर्तित करने के लिए | समतुल्य ( अर्थात 4x5 ) 
चुकाया गया मान लिया गया है । ( सौदे की मुद्रा सौदा करने की तिथि 
की राशि ) 

पर विनिमय दर 


अनुलग्नक - ड . 


वित्तीय वर्ष में कुल खर्चों / अदायगी / छूटों की गणना 


क्रम सं0 विवरण 


ख ) / अदायगी / प्रेषित 
रकम के सौदे की तिथि 


सौदा की मुद्रा में खर्चों की राशि अमेरिकी डॉलर में अमेरिकी डॉलर के 
( कृपया नीचे दिए गए अनुदेश 3 को परिवर्तित करने के लिए समतुल्य (अर्थात् 4X5 ) 
देखें ) 

| सौदा करने की तिथि 
पर विनिमय दर 


कुल 


ल-कल 


अनुलग्नक क से ड. तक भरने के लिए दिशा -निर्देश 

यदि राशि शून्य है तो भी अनुलग्नक क से ड. तक के सभी कॉलमों को भरना आवश्यक है । 
2. माह के लिए परिवर्तन के लिए विनिमय दर सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा अधिसूचित दर होगी । 

अनुलग्नक ड. के प्रयोजन के लिए खर्चों से आशय वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित, आईईसी धारक द्वारा पूंजीगत 
माल पर खर्च की गई राशि सहित विदेशी मुद्रा के कुल खर्चे / अदायगी / प्रेषित रकम शामिल हैं । 

यदि आईईसी धारक माल का विनिर्माता होने के साथ - साथ सेवा प्रदायक भी है तो पात्रता की गणना के लिए विदेशी 
मुद्रा और कुल खर्चों / अदायगी / प्रेषित रकम केवल सेवा क्षेत्र की होंगी । 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 30th September, 2014 

No. 71 ( RE 2013 )/ 2009- 14 
Subject: Application Form for Served From India Scheme (SFIS ) for Net Foreign Exchange earning in the 
year 2013 -14 

F. No . 01/61/ 180/60/ AM13/PC - 3. — In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign 
Trade Policy , 2009 - 14 , the Director General of Foreign Trade hereby makes an amendment in the Handbook of 
Procedures , Vol.I, ( Appendices and Aayat Niryat Forms). 


[ 461 I - qus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . The ANF 3B1 as given in annexure to this Public Notice shall be filed for claiming benefit under the Served 
from India Scheme (SFIS ) for the year 2013 - 14 . The existing Aayat Niryat Form 3B (ANF 3B ) is required to be filled 
up for claiming benefits under Served From India Scheme ( SFIS ) up to the year 2012 - 13 . 
Effect of Public Notice: ANF3B1 for claiming benefit of Served From India Scheme (SFIS ) for foreign exchange 
earning in the year 2013 - 14 is being notified . 


PRAVIR KUMAR , Director General of Foreign Trade 


ANNEXURE TO PUBLIC NOTICE No. 71 dated 30 .09 . 2014 


(RE 2013 )/2009 - 14 


ANF 3 B - 1 
Application Form for Served From India Scheme (SFIS ) for Net Foreign Exchange earning 

in the year 2013- 14 


Applicant Details : 


ii 


IV 


I v 


2 . 


ii . 


IEC No. 
Name 
Address 
Telephone No. 
Email ID 
RCMC Details : 
RCMC Number 
Valid upto 

[dd -mm - yyyy ] 
Issuing Authority 
Products / Services for which registered – in terms of main line of business 
Category of Service as per Appendix 41 
Frequency of Application 

Annual 
Net Foreign Exchange Earned for rendering of Service From India to outside India or in India 
Supply of eligible Service by Service | Gross Foreign Total expenses / payment/ 
Provider 

Exchange earned remittances of Foreign 
in US$ 

Exchange in US $ * 


iii . 


iv . 


3 . 


| Net Foreign Exchange earned * in 

US $ 


2 


3 (1 -2 ) 


Supply of a “ service ’ from India to any other (As per Total 
country under Para 9 .53 (i) of FTP . 

ofcol. 6 

ofAnnexure - A ) 
Supply of a service from India to service (As per Total of 
consumer of any other country in India | col. 6 of 
under Para 9 .53 (ii ) of FTP . 

Annexure - B ) 
Supply of a “ service from India through (As per Total of 
commercial or physical presence in territory | col. 6 of 
of any other country under Para 9 .53( iii ) of Annexure - C ) 


11 . 


FTP . 


6 


1 


Supply of a “ service in India relating to ( As per Total of 
exports paid in free foreign exchange or in col. 6 of 
Indian Rupees which are otherwise | Annexure - D ) 
considered as having been paid for in free 
foreign exchange by RBI, under Para 
9 .53( iv ) of FTP 
Total 

(As perTotal of col. 6 of 

Annexure E ) 
| Exchange rate of US $ to INR as on 01 .04 .2014 

Equivalent Net foreign exchange earned in INR (Net Foreign Exchange earning in US $ X exchange 

rate ) 
Entitlement = 10 % of Net Foreign Exchange earned (Rs) 

Port of Registration ( for purpose of imports ): 
9 

Number of Split Certificates required (in multiples of Rs.5 . 00 lakhs each ) 
10 Application Submission Details ( In case of electronically submitted applications) 

ECOM Reference Number 

| Date of Submission on Server 
iii. 

Name of Regional Authority to which submitted 
File Number as generated 
Date on which File Number was generated 


8 


1 


ii . 


iv . 


* Net Foreign Exchange = Gross Earnings of Foreign Exchange minus Total expenses /payment/remittances of Foreign 
Exchange including those incurred on Capital Goods by the IEC holder, relating to service sector in Financial year. 
If the IEC holder is a manufacturer of goods as well as service provider, then the foreign exchange earning and Total 
expenses/payment / remittances for calculation of entitlement shall be for service sector only . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


DECLARATION / UNDERTAKING 
I /Wehereby certify that: 
(i) that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been 

concealed or held therefrom . I/We fully understand that any information furnished in the application if 
found incorrect or false will render me/us liable fo21r any penal action or other consequences as may be 

prescribed in law or otherwise warranted . 
( ii ) that under Foreign Trade ( Development and Regulation ) Act (FTDR Act ) 1992 , my/our firm / company 

has not been debarred from undertaking any export import business or activity by way of suspension or 

cancellation of IEC number . 
(iii ) that my/our firm /company has not defaulted from export obligation under any provisions of FTP and 

has not been placed under the Denied Entity List (DEL ). 
that foreign exchange earned on account of services rendered from India alone in terms of Para 9 .53 of 
FTP has been taken into account for this application under SFIS as per Para 3. 12 of FTP 2009 - 14 and 
these do not fall under any category or service which are not eligible as per Para 3.6 . 1 of HBP v1 
2009 - 14 . 


( iv ) 


I /We undertake to abide by provisions of FT (D & R ) Act, 1992 , as amended in 2010 , the Rules and Orders 
framed thereunder , FTP and HBPv1 2009- 14 . 


I/We hereby certify that I am / we are authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9. 9 of 
FTP . 


| Signature of the Applicant 

Name 
| Designation 
Official 
Address 


Flat/Plot/Block No 
Street/Area/Locality 
City 
State 
PIN Code 
Country 
Code - -- -- Area Code - --- -- Phone number 


Telephone No . 


Fax No. 
| Email 

Place : 
Date : 
Documents to be submitted : 

One Copy of ANF 3B - 1 with Annexures A to E duly filled up and signed 
CA / ICWA / CS certificate in format given in enclosure to ANF 3B - 1 with Annexure 

A to E . 
iii . | Documentary evidence of earnings in Indian Rupees which are otherwise considered 

as having been paid for in free foreign exchange by RBI, if applicable . 
| Note : Each page of application has to be signed 

Enclosure to ANF 3B - 1 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT (CA ) / COST AND WORKS ACCOUNTANT (ICWA)/ 

COMPANY SECRETARY (CS ) 
I have examined prescribed registers and also relevant records of M /s..................... 
.. ..... .having IEC number. . .... 

. . .. .. for period 

.. . . . . . .. . . . .. . . . ... and 
certify that: 


Bills, Invoices, Forward Inward Remittance Certificates (FIRCs), Bank Realization Certificates , Certificate from 
| international credit card companies , and evidences of foreign exchange earnings have been examined and verified by me. 
Relevant records relating to Total expenses/payment/remittances of Foreign Exchange including those incurred on 
Capital Goods by the IEC holder , relating to service sector in Financial year,have been examined and verified by me. 
Services for which benefits is claimed does not include ineligible services and remittances as listed under Para 3.6 .1 of 
HBP v1 2009- 14 . 
| Neither I, nor any of my / our partners is a partner, director, or an employee of above-named entity, its Group companies 

or its associated concerns . 
Details of Foreign Exchange Earned for Supply of Service From India to outside India or in India , (as certified in 
Annexure A to D )and Total expenses/ payment/remittances of Foreign Exchange including those incurred on Capital 
Goods by the IEC holder, relating to service sector in Financial year, (as certified in Annexure E of this Certificate ) for 
the period .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . ... is as under : 


[ 971 I - Dus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Category of Service Provider 


Sl. No. of Gross Foreign 
Appendix 41 of | Exchange earned 
HBP v1 

( in US $ ) 


Total expenses/ 
payment/remittances 
of Foreign Exchange * 
(in US $ ) 


Net Foreign 
Exchange earned * 
(in US $ ) 


3 ( 1 - 2 ) 


Para 9 . 53 (i ) of FTP 

As per Total of 
col. 6 of 

Annexure A 
Para 9 .53 (ii) of FTP 

As per Total of 
col. 6 of 

Annexure B 
Para 9 .53 (iii) of FTP 

As per Total of 
col. 6 of 

Annexure C 
Para 9 .53 (iv ) of FTP 

As per Total of 
col. 6 of 

Annexure D 
Total 

As per Total of col 6 

of Annexure E 
| Exchange rate of US $ to INR as on 01.04 .2014 
Equivalent Net foreign exchange earning in INR (Net Foreign Exchangeearnedin US $ X 
exchange rate ) 


I fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me liable to face any penal action or other 
consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 
Signature of CA /ICWA/CS 
Name of the Signatory 
Designation 
Membership No. 
Official Address 

Flat/Plot/Block No . 
Street/Area /Locality 
City 
State 

PIN Code 
Telephone No. 

Country 
Code ----- Area Code --------- Phone Number 


Fax No. 
Email : 
Place : 
Date : 


* Net Foreign Exchange = Gross Earnings of Foreign Exchange minus Total expenses / payment/remittances of Foreign Exchange 
including those incurred on CapitalGoods by the IEC holder , relating to service sector in Financial year . 

If the IEC holder is a manufacturer of goods as well as service provider, then the foreign exchange earning and Total 
expenses/payment / remittances for calculation of entitlement shall be for service sector only. 


Annexure- A 


Calculation of Foreign Exchange Earnings for services covered under per Para 9.53(i) of FTP 


SI No. 


Particulars 


Date of Transaction 


Equivalent in US $ 
(i.e . 485) 


| 


Earning in Free 
foreign Exchange 
( Amount in Currency 
of transaction ) 

4 . 


Exchange rate on the 
date of transaction to 
convert in US $ 


Total 


Annexure - B 


Calculation of Foreign Exchange Earnings for services covered under Para 9 .53 ( ii ) of FTP 


Sl No . 


Particulars 


Date of Transaction 


Earning in Free 
foreign Exchange 
( Amount in Currency 
of transaction ) 


Exchange rate on the 
date of transaction to 
convert in US $ 


Equivalent in US $ 
(i. e . 4X5 ) 


- 


Total 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


Annexure- C 


Calculation of Foreign Exchange Earnings for services covered under Para 9.53 (iii ) of FTP 


SINo . 


Particulars 


Date of Transaction 


Earning in Free 
foreign Exchange 
(Amount in Currency 
of transaction ) 

4 


Exchange rate on the 
date of transaction to 
convert in US $ 


Equivalent in US $ 
(i.e . 4X5 ) 


Total 


Annexure - D 


Calculation of Foreign Exchange Earnings for services covered under Para 9 .53( iv ) of FTP 


Sl No. 


Particulars if any 


Date of 
Transaction 


Exchange rate on the 
date of transaction to 
convert in US $ 


Equivalent in US $ 
(i.e . 4X5 ) 


Earning in Free foreign 
Exchange or in Indian 
Rupees which are otherwise 
considered as having been 
paid for in free foreign 
exchange by RBI(Amount in 
Currency of transaction ) 


6 


Total 


Annexure- E 


Calculation of Total expenses /payment/remittances in the financial year 


SI NO 


Particulars 


Date of transaction of 
expenses/ payment /remittances 


Amount of expenses in 
currency of transaction 
(please see instruction 3 
below ) 


Equivalent in US $ 
(i.e . 4X5) 


Exchange rate on Date 
of Transaction to 
convert in US $ 


| 
| 


Instruction for filling up Annexure A to E . 

1. It is mandatory to fill all column in Annexure A to E even if the amount is NIL . 
2 . Exchange rate for conversion shall be the rate as notified by Customs for the month . 
3 . Expenses for the purpose of Annexure E shall mean Total expenses /payment/ remittances of Foreign Exchange including 

those incurred on Capital Goods by the IEC holder, relating to service sector in Financial year. 
If the IEC holder is a manufacturer of goods as well as service provider , then the foreign exchange earning and Total 
expenses/payment / remittances for calculation of entitlement shall be for service sector only . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054. 


